HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), NOV. 14, 2019 ( KRTK. 23 , 1941 SAKA) 


823 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


न्याय प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 14 नवम्बर , 2019 
संख्या का आ ० 76 / के ० अ ० 66 / 1984 / धा ० 3 / 2019.- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय 
अधिनियम 66), की धारा 3 की उप धारा ( 1) तथा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , 
पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद , इसके द्वारा , फतेहाबाद , झज्जर, कैथल, महेन्द्रगढ , 
पलवल में छह कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करते हैं तथा उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता तथा शक्तियों का प्रयोग 
करने के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध जिले के क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हैं । 


नूंह और 


नवराज सन्धु, 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार, 

न्याय प्रशासन विभाग । 


824 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), NOV . 14 , 2019 (KRTK . 23 , 1941 SAKA ) 


[Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


Notification 


The 14th November, 2019 


No. S.O. 76 /C.A . 66 / 1984 /S . 3 /2019.- In exercise of the powers conferred by sub - sections (1 ) and (2 ) of 
section 3 of the Family Courts Act, 1984 ( Central Act 66 of 1984), the Governor of Haryana, after consultation with 
the Punjab and Haryana High Court hereby establishes six Family Courts at Fatehabad , Jhajjar, Kaithal, 
Mahendergarh , Nuh and Palwal and specifies the local limits of the area of the district concerned for the purpose of 
exercising the jurisdiction and powers conferred by the said Act. 


NAVRAJSANDHU , 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , 

Administration of Justice Department. 


57478 — L.R. - H.G.P ., Chd . 


